472 


HARYANA GOVT. GAZ ., AUG . 19 , 2003 ( SRVN . 28, 1925 SAKA ) 


PART I 


ELECTION DEPARTMENT 


The 5th August , 2003 


No. Elec. 2003/2 AA - 4115 .--The Governor of Haryana is pleased to appoint Shri Y. C. Bhardwaj, HCS, 
City Magistrate, Hisar as District Electoral Officer, Hisar in addition to his own duties with effect from 7th July , 2003 
( A.N.). 


The 11th August, 2003 


No. Elec . 2003/2 AA -4255 .-- The Governor of Haryana is pleased to appoint Shri Vatsal Vashisht, HCS , 
City Magistrate , Jhajjar as District Electoral Officer , Jhajjar in addition to his own duties with effect from 
23rd July , 2003 (F.N.) 


URVASHI GULATI, 
Commissioner and Secretary to Government Haryana , 

Elections Department. 


COOPERATION DEPARTMENT 


The 5th August, 2003 
No. 3101 - C - III- 2003 /10638. - The Governor of Haryana is pleased to declare Shri Kanwar Phan , Assistant 
Registrar, Cooperative Societies successful ( Pass ) in the departmental examination of Accounts held in May, 2003 . 


P. K. CHAUDHERY 


Chandigarh : 
The 29th July , 2003 


Commissioner and Secretary to Government Haryana , 

Cooperation Department. 


REVENUE DEPARTMENT 


CORRIGENDUM 


The 6th August, 2003 


No. 2451 -E - 1-2003 /9383. The following corrigendum is issued in connection with the result of departmental 
examination of Naib Tehsildars held at Chandigarh from 18th November, 2002 to 22nd November, 2002 and issued 
vide Notification No. 963- E - 1-2003/3502, Chandigarh , dated 26th March , 2003. 


Name of Candidate 


Father s Name 


Roll 
No. 


Result (" R " denoted 
Re-appear ) 
R - I, II , III, IV , V , VI, VII 


410 


Suresh Chand 


Randhir Singh 


SUNIL AHUJA , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana, Revenue Department. 


Chandigarh : 
The 24th July , 2003 


2 : 


SOCIAL WELFARE DEPARTMENT 


The 7th August, 2003 
No. 2094 -SW (3) 2003.-- to comprehensively review the provisionsof the Dowry Prohibition Act, 1961 (Act 28 
of 1961) and the Dowry Prohibition (Haryana Amendment) Act, 1976. The Governor of Haryana is pleased to constitue 
the following committee or Ministers to suggest modifications as appropriate in the Dowry Act in its application to 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., AUG . 19 , 2003 (SRVN . 28 , 1925 SAKA ) 


473 


Haryana: 


1 . 


SHRI SAMPAT SINGH , Finance Minister, Chairman . 


2 . SHRI DHIR PAL SINGH , Town and Country Planning Minister . 

3. SHRI RISAL SINGH ,Minister of Social Welfare . 
The Committee may coopt other members or invite suggestions as appropriate. 
The Committee submit its report within three months. 
The Department of Women and Child Development would assist the committee . 


-- 


Chandigarh : 
The 7th August, 2003 


S. P. SHARMA, 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana , 
Women and Child Development Department. 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 

दिनांक 29 जुलाई , 2003 
क्रमांक 1575- ज-2-2003/16600. - श्री उदेय सिंह पुत्र श्री हरदे राम निवासी गांव माजरा ( दुबलधन) तहसील व जिला झज्जर की पूर्वी 
पंजाब, युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 950 - ज- 2-83/ 23461 , 
दिनांक 20 जुलाई, 1983 द्वारा 300/-रु0 और उसके बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944- ज-2-93/ 15818, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 
1000 / -रुपये वार्षिक और उसके बाद में अधिसूचना क्रमांक 1434- ज - 2-2002/ 9460 , दिनांक 12 जून , 2002 द्वारा 5000/-रुपये वार्षिक की 
संशोधित दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । 

2. अब श्री उदेय सिंह की दिनांक 30 अगस्त, 2002 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री उदेय सिंह की पत्नी श्रीमती चान्दकौर के नाम रबी 2002 से 5,000/-रु0 वार्षिक की दर से सनद में दी गई 
शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


दिनांक 6 अगस्त , 2003 


क्रमांक 1574- ज- 2-2003/17018.- श्री दरियाव सिंह पुत्र श्री राम कला निवासी गांव लुहारहेड़ी, तहसील बहादुरगढ़ , 
जिला झज्जर की पूर्वी पंजाब, युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 5076- ज-1-III -66/9584 , दिनांक 25 मई, 1966 द्वारा 100/-रु0 वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041 - आर-III -70/ 
29505 , दिनांक 

8 दिसम्बर , 1970 द्वारा 150 / -रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज -1-1979/ 
44040 , दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 300 रुपये और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944 - ज - 2-1993/ 15918, 
दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000/ -रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 

2. अब श्री दरियाव सिंह की दिनांक 20 अगस्त, 2000 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री दरियाव सिंह की पत्नी श्रीमती ब्रह्मा देवी के नाम खरीफ 2000 से 1000/ -रु0 वार्षिक तथा रबी 2002 
से 5000 /- रुपये वार्षिक की संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


.. 


नरेश कुमारी , 
अवर सचिव, हरियाणा सरकार , 


राजस्व विभाग । 


